निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 656) 


21 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 12 अगस्त 2014 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

___ 7 अक्तूबर 2013 
सं0 निग / सारा - 6 -11 / 06 – 7968 (एस ) – श्री प्रमोद कुमार कामत , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना 
पश्चिम भवन प्रमंडल , दानापुर पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या- 2, 
पुनाईचक , पटना को पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए 
विभागीय अधिसूचना संख्या - 3705 ( एस) सह पठित ज्ञापांक -3706 ( एस) दिनांक 03.04. 06 द्वारा निलंबित करते हुए 
संकल्प ज्ञापांक - 6837 (एस) दिनांक 01. 07. 06 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी से 
प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक - 7207 ( एस) दिनांक 14 .06. 07 द्वारा श्री कामत से द्वितीय 
कारण पृच्छा की गयी एवं प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत उसे अस्वीकार योग्य मानते हुए विभागीय 
अधिसूचना संख्या - 9642 (एस) दिनांक 16.08. 07 द्वारा श्री कामत को निलंबन मुक्त करते हुए निम्न दंड संसूचित किया 
गया : 


(i) इनकी एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाय । 

इन्हें चेतावनी की सजा दी जाय जिसकी प्रविष्टिी उनके चारित्री वर्ष 2005 - 06 में की जायगी । 
( iii ) निलंबन अवधि में इन्हें देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन 

अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि मानी जायेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अगस्त 2014 
2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कामत द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को विभागीय आदेश ज्ञापांक - 10382 
( एस) दिनांक 06. 08.08 द्वारा अस्वीकृत किया गया । 

3. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कामत द्वारा दायर याचिका संख्या - 2245 / 09 में माननीय न्यायालय द्वारा 
पारित आदेश दिनांक 05 .07 .11 में उक्त दंडादेश अधिसूचना संख्या - 9642 (एस) दिनांक 16.08. 07 को इस आधार पर 
निरस्त किया गया कि विभाग द्वारा निर्गत द्वितीय कारण पृच्छा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होने का 
कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है । साथ ही माननीय न्यायालय ने संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से 
असमत होने के विन्दु स्पष्ट रूप में अंकित करते हुए पुनः द्वितीय कारण पृच्छा का निदेश दिया गया । 

___ 4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उक्त दंडादेश को विभागीय अधिसूचना संख्या - 2148 
( एस) - सह - पठित ज्ञापांक - 2149 दिनांक 24.02. 12 द्वारा निरस्त किया गया तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच 
प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु को स्पष्ट रूप में अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक - 8488 (एस) अनु० दिनांक 
01.08.12 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । श्री कामत द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पत्रांक - शून्य दिनांक 
16.08.12 की समीक्षा विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गयी एवं उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को स्वीकार 
योग्य होने का मंतव्य दिया गया । 

5. तआलोक में श्री प्रमोद कुमार कामत , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, 
दानापुर पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या - 2, पुनाईचक , पटना 
को आरोप मुक्त करते हुए उनके निलंबन अवधि को कार्यावधि मानते हुए पूर्ण वेतन एवं भत्ता की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 656 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


